रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L .-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (iii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 14] 


NEW DELHI, 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मई 12, 2005 / वैशाख 22, 1927 
No. 14 ] 

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12 , 2005 /VAISAKHA 22, 1927 

भारत परिसीमन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मई, 2005 
आ . अ. 18( अ ) - परिसीमन अधिनियम , 2002 ( 2002 का 33 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के 
अनुसरण में ,त्रिपुरा राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अधिनियम की धारा 
4 की उप- धारा (2 ) के साथ पठित धारा 9 की उप - धारा (2 ) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाए गए 
निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते है : 


.. . . 


.. . आदेश सं08 


यतः, परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा 
संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 ( 2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के 
अनुसरण में भारत के राजपत्र और त्रिपुरा राज्य के राजपत्र के दिनांक 
28 फरवरी, 2005 के असाधारण अंक में प्रकाशित अपने दिनांक 28 फरवरी, 
2005 के आदेश सं0 3 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) 
त्रिपुरा राज्य में लोक सभा के लिए आंबटित की जाने वाली कुल स्थानों की 
संख्या दो (2) होगी जिसमें से कोई भी स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 
नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए एक (1) स्थान आरक्षित 
किया जाएगा तथा (ii ) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले 
कुल स्थानों की संख्या साठ (60 ) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए दस 
(10) स्थान आरक्षित किये जाएंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए बीस ( 20 ) 
स्थान आरक्षित किये जाएंगे; और 


1489 GI/ 2005 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC . 3(ii)]] 
यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित , धारा 5 
की उपधारा (1 ) के अनुसरण में परिसीमन आयोग ने राज्य के संसदीय और 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के साथ राज्य के 
सह - सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया ; और 


यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में , 
परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों 
को प्रकाशित किया जिन्होंने राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 
के परिसीमन के लिए उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझावों को 
14 मार्च, 2005 तक आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के राजपत्र और 
त्रिपुरा राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में 28 फरवरी, 2005 को प्रकाशित 
करने की इच्छा प्रकट की ; और 


यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा ( 2) के अनुसरण में , 
आयोग के उपर्युक्त वर्णित आदेश सं0 3 और सह - सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों 
सहित परिसीमन आयोग के उक्त सन्दर्भित प्रारूप प्रस्ताव 1 मार्च, 2005 को 
स्थानीय समाचार - पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे; और रेडियो, टेलिविजन 
और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा और ज्यादा प्रचार किया गया ; और 


उस अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग 
ने 28 फरवरी , 2005 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें सभी 
आपत्तियों और सुझावों पर जो 14 मार्च, 2005 को या उससे पहले प्राप्त किये 
जा सकते है, विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के स्थान और तारीखें 
विनिर्दिष्ट की ; और 


यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में , आयोग 
ने , 7 अप्रैल , 2005 को कुलाई में और 8 अपैल , 2005 को अगरतला में आम 
बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को पहले ही भेजे 
गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ - साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो , 
करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया; और 


यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में , 
उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने ऊपर लिखित आम बैठकों में दिये गये 
तथा / अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार 
किया है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
. अतः, अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2) के 
साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में परिसीमन 
आयोग एतद्द्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है : 


1. राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान 
सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें त्रिपुरा राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक 
निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी क में दर्शाए अनुसार होगा । 


2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, 
जिनमें त्रिपुरा राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का 
विस्तार, सारणी ख में दर्शाये अनुसार होगा । 


3. सारणी क या ख में दर्शाये गए किसी निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसमें 
उस निर्वाचन क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक 
तथा अक्षरों “ ( अ0जा0) * द्वारा चिन्हित किया गया है । 


4. सारणी क या ख में दर्शाये गए किसी निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसमें 
उस निर्वाचन क्षेत्र का अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है 
कोष्ठक तथा अक्षरों " ( अ0ज0जा0 ) * द्वारा चिन्हित किया गया है । . . 


मारपी - क 


विधान ममा निर्वाचन पत्र और उनका विस्तार 


विधान ममा निर्वाचन क्षेत्र की कम और नाम निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार 

1 - जिला पश्चिम त्रिय 
1- मिलना ( अ. ज. जा .) 

मट प - ह 
पश्चिम सिमना तहसील, 
सन्छोला तहसील , 
बैकुण्ठपुर तहसील, 
चन्द्रपुर तहसील; और 
पत्नीपाड़ा तहसील में वाकीनगर मौजा 


2 - मोहनपुर 


महड उप - हमें 
मोहनपुर तहसील , 
तारानगर तहसील , 
बुधजोंग नगर तहसील और 
कलकालिआ तहसील 


3 -बामुटिया ( अ. जा .) 


4 - परजला ( अ. जा .) 


5 - जयपुर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY __ [ PART [[ -- SEC. 3(iii)] 

| मदट उप - मण्ड में 

बामुटिया तहसील , 
देबेन्द्रचन्द्रनगर तहसील , 
गांधीग्राम तहसील और 
फटिकचेर्रा तहसील 
मदर उप - खण्ड में 
लंकामुड़ा तहसील, 
बरजला तहसील में बरजला मौजा; और 
इन्द्रानगर तहसील में कुंजावन मौजा ( भाग ) 
मदर उप - सव्ह में 
पूर्व नोआगांव तहसील में पूर्व नोआगांव तथा राधामोहनपुर 
मौजा ; 
उत्तर चंपामुरा तहसील और 
खयेरपुर तहसील 
मदट उप - मण्ड में 
पश्चिम अगरतला तहसील में अगरतला छावनी ( सी . बी. ); 
इन्द्रानगर तहसील में अगरतला नगर परिषद क इन्द्रानगर 
मौजा ( भाग ) और वार्ड संख्या 33; 
अगरतला पश्चिम तहसील में अगरतला नगर परिषद के वार्ड 
संख्या 1 ; और अगरतला पश्चिम और अगरतला उत्तर 
तहसील में अगरतला नगर परिषद के वार्ड सं0 2 
मदर उप - मण्ड में 
बरजला तहसील में दामनगर मौजा ( भाग ); और 
अगरतला पश्चिम तहसील में अगरतला नगर परिषद के वार्ड 
संख्या 6, 7 , 8 और 10 
मदर उप - चाह में 
अगरतला पश्चिम तहसील में अगरतला नगर परिषद के वार्ड 
संख्या 9 , 11 , 12 और 13 
अगरतला पूर्व और अगरतला पश्चिम तहसील में अगरतला 
नगर परिषद के वार्ड संख्या संख्या 14 


6 - अगरतला 


| 7 - रामनगर 


| 8 - टाउन बोरडोवाली 


। 


9 - बनमालापुर 


मदर उप - खण्ड में 
अगरतला पूर्व तहसील में अगरतला नगर परिषद के वार्ड 
संख्या 4, 5, 15, 16 और 17 


| 10 -मजलिरापुट 


सदर उप - खण्ड में 
मजलिशपुर तहसील , 
पर्व बरजला तहसील : और 
जिरानिया तहसील में बंकिमनगर मौजा 


| 11 -महाबाजार ( अ . ज . जा .) 


मदर उप - मण्ड में 
मन्डाई नगर तहसील , 
लक्ष्मीपुर तहसील , 
शिवनगर तहसील , 
जिरानिया तहसील में जिरानिया मौजा; और 
पत्नीपाड़ा तहसील में पत्नीपाड़ा, काठीरामबाड़ी, खेंगराई, 
हरभांग और आशीगढ़ मौजा 


[ भाग 


- खण्ड 3( iii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 - नाला ( अ. अ. जा .) 


मतप 
पूर्व नोआगांव तहसील में राधापुर मौजा , 
जिरानिया तहसील में जन्मेजयनगर मौजा, 
चंपक नगर तहसील और 
बेलबाड़ी तहसील, 
विशालमा उप -नाह में 
पश्चिम टाकरजला तहसील , 
पूर्व टाकरजला तहसील , 
संगकुमाबाड़ी तहसील , 
अमरेन्द्रनगर तहसील और 
पेकुअरजाला तहसील में मध्य घनियामारा मौजा , 


13 - प्रतापगढ़ ( अ . जा .) 


बिसालमा उप - हमें 
दुकली तहसील में जोगेन्द्रनगर और प्रतापगढ़ मौजा , 


14 - पाग्याट ( अ. जा .) 


दिलबह उप -महा 
बधारघाट तहसील 


15 - WGHUG 


विशालगढ़ उप - हब 
नेहालचन्द्रनगर तहसील, 
बिक्रमनगर तहसील , 
देवीपुर तहसील; और 
मधुपुर तहसील में मधुपुर और कैयाधेपा मौजा 


16 - शालमा 


बिसालमा उप - ड 
घनियामारा तहसील , 
विशालगढ़ तहसील , 
मधुपुर तहसील में पुराथल राजनगर मौजा ; और 
रंगापनिया तहसील में गजरिया मौजा 


| 17 - गोलाघाटी ( अ. ज. जा .) 


विशालमा उप - हमें 
गोलाघाटी तहसील , 
पाथलियाघाट तहसील , प्रभापुर तहसील , 
पेकुआरजाला तहसील में पेकुआरजाला , मोहनपुट , बम्नीचेर्दा 
और श्यामनगर मौजा और 
श्रीनगर तहसील में श्रीनगर मौजा . 


| 18 - मूर्यबधिनगर 


विशालमा उप - हमें 
सूर्यमणिनगर तहसील , 
दुकली तहसील में दुकली मौजा; और 
श्रीनगर तहसील में आनन्दनगर मौजा 


| 19 - चाटिलाब ( अ . ज . जा . ) 


विशालगड उप - ड 
रंगमाला तहसील , 
अमताली तहसील और 
उत्तर चारिलाम तहसील ; और 
टंगापनिया तहसील में बंशीबाड़ी , टंगापनिया और 
सुतारमुरा मौजा 


Tuga tillas-2 


THEGAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[PART I! - SEC . 3(iii)] 


20 - बक्मनगर 


सोनामुरा उप - बण्ड में 
भेलूअरचार तहसील , 
बक्सनगर तहसील , 
माटीनगर तहसील ; और 
सोनामुटा तहसील में अरालिया ( सोनामुरा नगर पंचायत में 
पड़ने वाले भाग को छोड़कर ) और नबाद्वीपचन्द्रनगर मौजा 


21 - नलघर ( अ . जा . ) 


22 - मोनामुटा 


मोनामरा उप - खण्ड में 
दुर्लवनारायणपुर तहसील , 
चावमुहानी तहसील , 
नलछर तहसील; और 
मेलाघर तहसील में रूड़िजाला मौजा 
सोनामरा उप - खण्ड में 
सोनामुरा तहसील में खेड़ाबाड़ी मौजा और सोनामुरा नगर 
पंचायत , 
मेलाघर तहसील में मेलाघर मौजा , 
उरमाई तहसील , शोभापुर तहसील; और 
तेलकाजला तहसील में चण्डीगढ़ मौजा 


23 - धनपुर 


मोनामा उप - खण्ड में 
धानपुर तहसील, 
कथालिया तहसील , 
निदया तहसील , 
ताईबन्दल तहसील; और 
तेलकाजला तहसील में मोहनभोग, तेलकाजला, झरझरिया 

और बरपथार मौजा 
खोवाई उप - खण्ड में 
पद्माबिल तहसील, 
टामचन्द्रघाट तहसील; और 
लक्ष्मीनारायणपुर तहसील में लक्ष्मीनारायणपुर, द्वारिकापुर 
और पूर्व रामचन्द्रघाट मौजा 


24 - रामचन्द्र घाट ( अ . ज . जा . ) 


25 - खोवाई 


खोवाई उप - खण्ड में 
खोवाई तहसील ; और 
सिंघीछाडा तहसील में पश्चिम सिंघीछाडा मौजा 


26 - आशारामबाड़ी ( अ.ज. जा . ) 


खोवाई उप - खण्ड में 
आशारामबाड़ी तहसील , 
बाहालाबड़ी तहसील , 
चम्पाहाउर तहसील, 
लक्ष्मीनाराणपुर तहसील में पश्चिम राजनगर मौजा , 
सिंघीछाड़ा तहसील में पूर्व सिंघीछाड़ा और पश्चिम बचाईबाड़ी 
मौजा, 
दुर्गापुर तहसील में बदलाबाड़ी, मैनाकबाडी, उत्तर प्रमोदनगर 

और जनकोबराबारी मौजा, 
महारानीपुर तहसील में तुइथिंगटामबाडी और कटाईबाड़ी मौजा 
और 
कृष्णापुर तहसील में श्रीरामखेल मौजा 


[ भाग [] - खण्ड 3(iii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


27 - त्यागपुर - प्रमोदनगर 


बोवाई उप -माह में . . 
कल्याणपुर तहसील 
महारानीपुर तहसील में महारानीपुर, उत्तर पिलाटाली और 
दक्षिण प्रमोदनगर मौजा, 
लक्ष्मीनारायणपुर तहसील में चेबड़ी मौजा , 
दुर्गापुर तहसील में दुर्गापुर और शानिनगर मौजा, 
कृष्णापुर तहसील में दक्षिण महारानी और घिलाटाली मौजा 
और 
मोहटाचेी तहसील में कमालनगर मौजा 


28 - तालियाना 


सोपा उपसा 
तेलियामुटा, कृष्णापुट और हवाईबाड़ी तहसील में तेलियामुटा 
नगर पंचायत, 
मोहटाचेी तहसील में मोहटाचेी और उत्तर पुलिनपुर मौजा , 
हवाईबाड़ी तहसील में दक्षिण पुलिनपुर, तुईचिंदाय , 
हवाईबाड़ी और सरदुकारकारी मौजा 


29 - " पूर ( अ . ज . जा . ) 


सवाईम्पमहमें 
तेलियामुटा तहसील में लक्ष्मीपुट, ब्रह्माचे , उलट गाकुलनगर, 
दक्षिण माकुलनगर , नूनाचेर्स आर.एफ . और अचारामुरा आर. 
एफ . मौजा , 
कृष्णपुर तहसील में रामाकृष्णापुर और कृष्णपुर मौजा 
( तेलियामुरा नगर पंचायत में पड़ने वाले भाग को छोड़कर ); 


और 


हवाईबाड़ी तहसील में तेलियामुटा आर. एफ . मौजा ( तेलियामुटा 
नगर पंचायत में पड़ने वाले भाग को छोड़कर ) 


30 - पागमा ( अ. ज. जा . ) 


. 


. 


- 


2 -जापा 

उपपुर उप -मह 
ध्वजानगर तहसील में खुपिलोंग , कांचीगोंग, आर. के. पुर 

आर एफ . और गाकुलपुर मौजा ; 
किल्ला तहसील , 
पित्रा तहसील और 
बागमा तहसील 


31 - राधाकिशारपुर 


उदयपुर उप - हमें 
राधाकिशोरपुर तहसील , 
शालगढ़ तहसील में तेपनिया मौजा , 
जामजुरी तहसील में राजघरनगर और जामजुरी मौजा और 
खजानगर तहसील में चतटिया और ध्वजानगर मौजा 


32 - यातायवाड़ी 


उदयपुर उप - ह 
माताराबाड़ी तहसील , 
मुहारानी तहसील , 
जामजुरी तहसील में मुरापारा मौजा; और 
गारजी तहसील में गारजीचेर्स और गारजी आर. एफ . मौजा 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii) ] 


33 -कारापन - मालगरा ( अ . जा . ) 


उदयपुर उप - चाह में 
काकराबन तहसील , 
मिर्जा तहसील , 
गारजी तहसील में गंगाचेी मौजा , 
जामजुरी तहसील में दुधपुस्कारिनी और पलटाना मौजा; और 
शालगरा तहसील में हदटा, गरजानमुरा, अमताली और 
शालगरा मौजा 


| 34 - राजनगर ( अ . जा .) 


बिलोनिया उप - मण्ड में 
बाटपठाटी तहसील में लक्ष्मीपुर, पूर्व पेपूरियाखोला, बाटापथाटी , 
पश्चिम पेपुरियाखोला और कसारी आर. एफ . मौजा , 
राजनगर तहसील , 
टाधानगर तहसील; और 
सिद्धीनगर तहसील 


35 - बिलोनिया 


बिलोनिया उप - मण्ड में 
बिलोनिया तहसील , 
माईछारा तहसील , 
बारपठारी तहसील में उत्तर भरतचन्द्र नगर मौजा, 
बाईखोड़ा तहसील में लोउगोंग मौजा और 
टाजापुर तहसील में पाईखोला और चिट्टामारा मौजा 


36 - मान्तिरबाजार ( अ. ज . जा . ) 


बिलोनिया उप - मण्ड में 
बीरचन्द्रनगर तहसील , 
सान्निरबाजार तहसील , 
राजापुर तहसील में राजापुर और पश्चिम पातीचेर्टी मौजा, 
लक्ष्मीची तहसील में लक्ष्मीचेी और कालालोगोंग मौजा , 
कलसी तहसील में बारामुड़ा- देवतामुड़ा और रायबाड़ी मौजा 

और 
बैखोड़ा तहसील में बैखोड़ा मौजा 
उदयपुर उप - खण्ड में 
गारजी तहसील में बैसाबाड़ी , चपियापाड़ा और तैहारचुम मौजा 
बिलोनिया उप - मण्ड में 
| सारसिमा तहसील , 
टिश्यामुख तहसील , 
कृष्णानगर तहसील , 
मटाई तहसील और 
पूर्व मुहुटीपुर तहसील 


37 - टिश्यामुख 


-- 


---- 


- 


38 - जोलाईबाही ( अ.ज. जा .) 


बिलोनिया उप - खण्ड में 
दक्षिण हिचाछारा तहसील , 
जोलाईबाड़ी तहसील, 
पूर्व पिलाक तहसील , 
पश्चिम पिलाक तहसील , 
लक्ष्मीछारा तहसील में पूर्व चरकबाई और मुहुरीपुर आर.एफ . 
मौजा , 
कलासी तहसील में उत्तर बारपातिटराई , कलासी और दक्षिण 
बारपातिटाई मौजा ; और 
बाईखोडा तहसील में पश्चिम चरकबाई मौजा 


[ भाग 


- खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


39 - मनु ( ना 


. ) 


समापन 
| मनु बांकुल तहसील में बागमारा, चतिन बंकुल , उलट मनु . 
बकुल, दक्षिण मनु - बंकुल, रूपाईचेटी, सोनाईचेटी, उत्तर 
बिजयपुर, बिशनुपुर, उत्तर तईचामा , कचलचेटी और गरीफा 
मौजा , 
मनु तहसील में सिबुकपठार , फुलचेटी , मगुटचेर्दा, मानुबाजार , 
गोआचांद और चालितयाचेी मौजा; और 
भुराताली तहसील . 


40 - 


का 


मामा उपल 
साबरूम तहसील, 
श्रीनगर तहसील , 
बैशनबपुर तहसील में पूर्व सबस्य , दविष विजयपुट , दक्षिण 
साबरूम, बैशनबपुर, ऐलामारा, पूर्व लण्मा और 
पश्चिम लघुआ मौजा; औट 
मनु तहसील में घेतगा आर.एफ . मौजा 


41 - सम्मानकर 


अगदपत उपन 
अम्पीनगर तहसील , ताइडबाड़ी तहसील , सोनागाटा (नागाई ) 
तहसील , बामपुर तहसील में पश्चिम सरबंग, पूर्व सरबंग , 
पश्चिम कालाझाटी आर.एफ., कमलाईपाड़ा और गुनगिया 
मौजा, और मलबासा तहसील में पश्चिम मलबासा, 
पूर्व मलबासा, दलक और पहाइपुटं मौजा . 


अमरपट स्प - ह 
बीरगंज तहसील 
बामपुर तहसील में बामपुट और रंगामाटी मौजा , 
मलबामा तहसील में पश्चिम दोलुमा, पूर्व दोलुमा और 
कर्माचे - मौजा , 
नूतनबाजार तहसील में नूतनबाजार और लेखाचेी मौजा और 
चैलगंग तहसील में उत्तर एकचेटी मौजा 


43 - 4 


) 


परपुर उप -महा 
नूतनबाजार तहसील में पश्चिम मनिक्या दीवान , पूर्व मनिक्या 
दीवान, रामभाद्रा , जाटिमुडा, मुक्चेटी, चनपुट औटे पूर्व 
कालाझारी आर. एफ . मौजा ; 
दक्षिण कारबुक तहसील और 
चेलगंग तहसील में लामोगोंग , दक्षिण चेलागोंग , 
उत्तरचेल्लागोंग, पश्चिा ऐकचेटी , दक्षिण एकचेटी और 
ताईरभमा मौजा 


सिलाछाटी तहसील, 
बैशनबपुर तहसील में राजघरनगर , मगरूम, बगचातल और 
कपताली मौजा और 
मानु बंकुल तहसील में देशरामपाड़ा मौजा 


. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 


11898146 - 3 


. 


. 
. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3(iii)] 


44 - राईमावली ( अ.ज. जा .) 


3 -जिला बलाई 

माम्मामा उप - खण्ड में 
गंगानगर तहसील 
गंदाहारा उप - खण्ड में 
गंदाछारा तहसील और 
राईमा वैली तहसील 


45 - कमलपुर 


कमालपुर उप - खण्ड में 
कमालपुर तहसील , 
मनिक भण्डार तहसील और 
हलाहली तहसील 


46 - मुटमा ( अ. जा . ) 


madana 


कमालपुर उप - खण्ड में 
बारासुरमा तहसील , 
महाबीर तहसील और 
सलेमा तहसील 


47 - आम्बामा ( अ . ज . जा . ) 


आम्बामा उप - खण्ड में 
आम्बासा तहसील , 
कलाई तहसील और 
नालिछारा तहसील 
कमालपुर उप - खण्ड में 
कचुछारा तहसील 


48 - कटमछहा ( अ. ज . जा .) 


लागतेरिमा पली उप - मण्ड में 
करमछारा तहसील और 
मानु तहसील 


49 - चापमान ( अ.ज. जा.) 


लॉगतेरिमा पली उप - बाह में 
चैलेळगता तहसील , 
छावमानु तहसील , 
मानिकपुर तहसील और 
गोबिन्दबाडी तहसील 


50 - पाविाहा( अ. जा .) 


4 - उत्तर त्रिपुटा जिला 

कैलाशहट उप - खण्ड में 
कुमारघाट तहसील और 
कंचनबाड़ी तहसील में दूधपुर मौजा 
कंचनपुर उप - मण्ड में 
मचमाटा तहसील में उत्तर मचमाटा, दक्षिण मचमारा और 
दीवानबाड़ी मौजा और 
कंचनपुर तहसील में देव आर.एफ और राबिरायपाड़ा मौजा 


51 - फटिकराय ( अ. जा .) 


कैलाशहर उप - मण्ड में 
फटिकराय तहसील 
कंचनबाड़ी तहसील में पश्चिम कंचनबाड़ी , मसौली , पूर्व 
| रताचा, पश्चिम रताचेी, लालजुटी, डेंगडुंग और साइदाचेर्दा 
मौजा और 
बीरचन्द्रनगर तहसील में जगन 


[ भाग [ - खण्ड 3(iii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 52 - चीपुर 


लाराहट उप -महा 
गौड़नगर तहसील , 
श्रीरामपुर तहसील 
कैलाशहर तहसील में गोलधरपुर मौजा ; और 
| बीरचन्द्रनगर तहसील में चन्नैल, जारूलताली, फूलताली , 
गोलकपुर, बीरचन्द्रनगर , धनबिलास और समरूहाला आर. एफ . 
मौजा . 


53 - लाराहर 


कलाराष्ट उपनाम 
कैलाशहट तहसील में कैलशहर नगर पंचायत और इचाबपुट 
मौजा; और 
तिलागांव तहसील 


| 54 - काबाला - मुर्ति 


बानगर उपमहमें 
कदमथाला तहसील, 
बजेन्द्रनगर तहसील , 
कुर्ति तहसील; और 
इचाईलालचेर्टी तहसील में महेशपुर मौजा ; 
चुटाईबाड़ी तहसील में चुटाईबाड़ी मौजा 


55 - गामा . 


बानगर उप -माड 
चुटाईबाड़ी तहसील में लक्ष्मीनगर मौजा, 
कामेश्वर तहसील , 
शनिचेर्स तहसील , 
हरुआ तहसील ; और 
इचाईलालची तहसील में इचाईलालचे , प्रत्येकटाय और 
बिश्नुपुर मौजा 


56 - बनानगर 


बानगर उपनाम 
रगना तहसील , 
बरूआकन्डी तहसील और 
धर्मनगट तहसील 


57 जमराजनगर 


बानमा उपनाह 
हाफलोंग तहसील , 
तित्थाई तहसील, 
उप्ताखाली तहसील, 
रामनगर तहसील में रामनगर और देवचेर्स मौजा और 
पानीसागर तहसील में बिलथार्ड मौजा 


58 - पानीमागर 


बानगर उप 
पानीसागर तहसील में पानीसागर , रोवा, दक्षिण पद्माबिल और 
इन्दुराइल मौजा ; 
जलेबासा तहसील ; और 
रामनगर तहसील में उत्तर पदमाबिल मौजा 

वनपट उप - ड 
दमचेर्दा तहसील, 
पॅनचारथाल तहसील में जुटी आर . एफ. मौजा 


- 


- 


- 


-- 


- 


-- 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(iimil 


| 59 - पंचारवाल ( अ. ज.जा. ) 


कांचनपुर उप - खण्ड में 
पॅनचारथाल तहसील में पश्चिम अन्धारी, पूर्व अन्धारचेर्स, 
लक्ष्मणचेी, नबिनी, बीरचन्द्रनगर, कटाईचेर्स, बघाईचेी, 
पॅनचारथाल और नलकाता मौजा , 
उजन मचमारा तहसील 
वेंगमुन तहसील , 
खेडचेर्स तहसील; और 
मचमारा तहसील में धानिचेर्स मौजा 


60 - कांचनपुर ( अ. ज. जा . ) 


कांचनपुर उप - सष्ठ में 
कांचनपुर तहसील में कांचनपुर , चॉदीपुर , कन्चनचेी तथा 
शातिपुर मौजा, 
आनन्दबाजार तहसील और 
दास्दा तहसील 

मारणी - ख 
मंमदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार 


निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार 


-kaPERIOR 


मंसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 

का मं0 और नाम 
1 - त्रिपुटा पश्चिम 


. 


.. 


- 


- 


--- 


-- 


- 


--- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


४-1.7% 


-...- 


- 


- 


-. 


- 


- 


. 


-. 


-- 


- 


2 -त्रिपुटा पूर्व ( अ.ज. जा ..) 


1 -सिमना ( अ.ज . जा .), 2 - मोहनपुर , 3 - बामुटिया ( अ. जा .), 
4 - बरजला ( अ. जा .), 5 - खयेरपुर , 6 - अगरतला, 7 - रामनगर , 
8 - टाउन बोरडोवाली, 9 - बनमालीपुर, 10 - मजलिशपुर , 
11 - मन्डाईबाजार ( अ. ज. जा .) , 12 - टाक रजला ( अ. ज. जा. ), 
13 - प्रतापगढ़ ( अ. जा . ), 14 - बाधारघाट ( अ . जा .) , 15 - कमलासागर, 
16 - बिशालगढ, 17 - गोलाघाटी ( अ. ज. जा . ), 18 - सूर्यमणिनगर , 
19 - चरिलाम ( अ .ज . जा . ), 20 - बक्सनगर , 21 - नलछर ( अ. जा .) , 
22 - सोनामरा. 23 - घनपर. 30 - बागमा ( अ . ज . जा . ) . 
31 - राधाकिशोरपुर , 32 - मातारबाडी, 33 - काकराबन - सालगा( अ. जा .), 
34 - राजनगर ( अ. जा . ), 35 - बिलोनिया और 
36 - सान्तिरबाजार ( अ. ज . जा . ) 
24 - रामचन्द्र घाट ( अ. ज . जा .), 25 - खोवाई , . 
26 - आशारामबाड़ी ( अ. ज. जा .), 27 - कल्याणपुर- प्रमोदनगर , 
28 - तेलियामुडा, 29 - कृष्णपुर ( अ. ज. जा. ), 37 -रिश्यमुख, 
38 - जोलाईबाड़ी ( अ.ज. जा. ) , 39 - मनु ( अ. ज. जा .), 40 - साबरूम , 
41 - अम्पीनगर ( अ. ज. जा . ), 42 - अमरपुर, 43 - करबुक ( अ. ज. जा .) , 
44 - राइमावैली ( अ. ज. जा. ), 45 - कमलपुर , 46 - सुरमा ( अ. जा.), :: 
47 - आम्बासा ( अ. ज . जा . ), 48 - करमछड़ा ( अ. ज. जा .) , 
49 - चावमान ( अ. ज . जा .), 50 - पाबिआछड़ा ( अ. जा . ) , 
51 - फटिकटराय ( अ. जा. ), 52 - चंदीपुर, 53 - कैलाशहर, 
54 - कदमतला -कुर्ती, 55 - बागबासा, 56 - धर्मानगर, 57 - जुबराजनगर , 
58 - पानीसागर, 59 - पॅचारथाल ( अ. ज. जा . ) तथा 
50 - कांचनपुर ( अ. ज. जा. ) 


.. 


- . . 


-- 


. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ माग [ - खण्ड ( M) ] 

नोट : - इस सारणी के किसी जिला, उप खण्ड, तहसील, मौजा, नगर परिषद 
तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रमाग के लिए किसी सन्दर्भ का मतलब उस 
जिला, उप खण्ड, तहसील , मौजा, नगर परिषद् तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक 
प्रभाग के अंतर्गत मई मास के 3 ( तृतीय ) दिन , 2005 को सम्मिलित क्षेत्र माना 
जाएगा । 


di 
कुलदीप सिंह, अध्यक्ष 

541 
बी0बी0 टण्डन , सदस्य । 

- - - --- - -- - 
बी0के0 चक्रवर्ती, सदस्य 
[ सं. 282/त्रिपुरा / 2005 ] 

__ आदेश से, 
शंगारा राम, सचिव 


TATION COMMISSION OF INDIA 

NOTFICATION 

New Delhi, the 12th May, 2005 
O .M . 10 E - aparand Subsection (1) of Section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the 
following Ordermade by the Definition Commission under Sub - section (2) ofSection 9 read with Sub -section 
(2 ) of Section 4 of the Act, in respect of the delimitation of Partiamentary and Assembly Constituencies in the 
State ofTripura is hereby published 

ORDER NO . 8 


WHEREAS, in pursuance of Sections 8 and 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), 
as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003(3 of 2004 ), the Delimitation 
Commission has, by its Order No. 3 dated 28th February , 2005, published in the 
extraordinary issue of the Gazette of India and the Tripura State Gazette on 28th 
February , 2005 , determined - the total number of seats in the House of the People to 
be allocated to the State of Tripura as two (2) of which , no seat shall be reserved for the 
Scheduled Castes and one (1) seat shall be reserved for the Scheduled Tribes , and (i ) 
the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as 
sixty (60) of which , ten (10) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and 
twenty ( 20) seats for the Scheduled Tribes; and 

WHEREAS, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 5, read with sub Section 
(1) of Section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with itself the 
Associate Members from the State with the proceedings for the delimitation of 
Parliamentary and Assembly Constituencies in the State ; and 
1489 - 41 / 05 - ५ 


THE GAZEITE OF INDIA :EXTRAORDINARY - - -- -- Parril - Sec. 3(ii)! 
WHEREAS , in pursuance of Sub -Section (2) of Section 9 of the saint Antoine 
Delimitation Commission published its proposals , along with the dissenting proposals of 
the Associate Member of the Commission who desired publication thereof, for the 
delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State on the basis of 
the relevant published figures of 2001 Census, in the extraordinary issue of the Gazette 
of India and in the Tripura State Gazette on 28th February , 2005, for inviting objections 
and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 14th March , 2005 ; and 


. 


WHEREAS, in pursuance of the said Sub - Section (2 ) of Section 9 of thatAct , the 
Commission s Order No. 3 mentioned above and the above referred draft proposals of 
the Commission along with the dissenting proposals of the Associate Member were also 
published in the local newspapers on 1stMarch 2005 and given further publicity through 
radio and television and other media ofmass communication ; and 

· WHEREAS , in pursuance of the said Sub -Section (2) of Section (9) of that Act, 
the Commission also issued a public Notice on 28th February, 2005 specifying the 
places and dates of its public sittings to consider all objections and suggestions; and 


WHEREAS, in pursuance of the said Sub- Section (2) of Section 9 of that Act, the 
Commission held public sittings at Kulai on 7th April, 2005 and at Agartala on 8th April , 
2005 and heard the members of the public and afforded them full opportunity ofmaking 
oral and written submissions, in addition to the written representations already sent, if 
any, to the Commission ; and 


WHEREAS, the Commission has considered all objections and suggestions 
made at the aforesaid public sittings and/ or received by it otherwise , in relation to its 
said proposals , in the light of the relevant provisions of the Constitution and the said 
Act; 
NOW THEREFORE , in pursuance of clause (d ) of Sub -Section 2 of Section 9 read with 
Sub - Section (2 ) of Section 4 of the said Act, as amended , the Delimitation Commission 
hereby determines as follows : 


1 . The territorial Assembly Constituencies into which the State of Tripura shall be 

divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of the State and 
the extent of each such Constituency shall be as shown in Table - A . 


2 . The territorial Parliamentary Constituencies into which the State of Tripura shall 

be divided for the purpose of elections to the House of the People and the extent 
of each such Constituency shall be as shown in Table - B . 


[27 ]I- aus 3(iii)] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
3. Where tie name of a Constituency as shown in Table -A O Tabie -B is 

distinguished by the brackets and letters "( SC )" the seat in that constituency is 
reserved for the Scheduled Castes . 


4 . Where the name of a Constituency as shown in Table - A or Table - B is 

distinguished by the brackets and letters " (ST )" the seat in that constituency is 
reserved for the Scheduled Tribes . 

TABLE - A 
ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT 
SERIAL . NO . AND NAME OF 

EXTENT OF THE CONSTITUENCY 
ASSEMBLY CONSTITUENCY 

1-DISTRICT : WEST TRIPURA 
1 - SIMNA ( ST ) 

Paschim Simna , Sankhola , Baikunthapur and 
Chandrapur Tehsils , and Wakinagar mouza in 
Patnipara Tehsil in Sadar Sub -Division 


2 - MOHANPUR 


Mohanpur, Taranagar, Bodhjongnagar and Kalkalia 
Tehsils in Sadar Sub -Division 


3 - BAMUTIA (SC ) 


Bamutia , Debendrachandranagar, 
Gandhigram and Fatikchharra Tehsils in Sadar 
Sub -Division 


4 - BARJALA (SC ) 


Lankamura Tehsil; Barjala mouza in Barjala Tehsil ; 
and Kunjavan mouza (part ) in Indranagar Tehsil in 
Sadar Sub - Division 


5 - KHAYERPUR 


Uttar Champamura and Khayerpur Tehsils ; and . 
Purba Noagaon and Radhamohanpur mouzas in 
Purba Noagaon Tehsil in Sadar Sub - Division 


16 - AGARTALA 


Agartala Cantonment Board (C .B ) in Agartala West 
Tehsil; 


Indranagar mouza (part ) and Ward No . 3 of Agartala 
Municipal Council in Indranagar Tehsil; 
Ward No. 1 of Agartala Municipal Council in 
Agartala West Tehsil; and 


Ward No . 2 of Agartala Municipal Council in Agartala 
East and Agartala West Tehsils in Sadar Sub 
division . 


16 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY --- ---- -- -- - (PART IISSEC: 30 


7 - RAMNAGAR 


Ramnagar mouza (part ) in Barjala Tehsil, and 


Ward Nos . 6 , 7 , 8 and 10 of Agartala Municipal 
Council in Agartala West Tehsil in 
Sadar Sub -Division . 
Ward Nos . 9 , 11 , 12 and 13 of Agartala Municipal 
Council in Agartala West Tehsil; and 


8 - TOWN BORDOWALI 


det 


Ward No. 14 of Agartala Municipal Council in Agartal 
East and Agartala West Tehsils in 
Sadar Sub -Division . 


9 - BANAMALIPUR 


Ward Nos . 4 , 5 , 15 , 16 and 17 of Agartala Municipal 
Council in Agartala East Tehsil in Sadar Sub - Division 


| 10 - MAJLISHPUR 


Majlishpur and Purba Barjala Tehsils ; and 
Bankimnagar mouza in Jirania Tehsil in 
Sadar Sub - Division . 


* 


L 


4. 


| 11 - MANDAIBAZAR (ST) 


Mandainagar , Laxmipur and Shivnagar Tehsils ; 
Jirania mouza in Jirania Tehsil; and 
Patnipara ,Kathirambari, Khengrai, Harbhang and 
Ashigarh mouzas in Patnipara Tehsil in 
Sadar Sub -Division 


- 


PALEILTER-- 


12 - TAKARJALA (ST) 


- 


Champaknagar and Belbari Tehsils ; Radhapur 
mouza in Purba Noagaon Tehsil; Janmejoynagar 
mouza in Jirania Tehsil in Sadar Sub -Division ; and 
Paschim Takarjala , Purba Takarjala , Sangkumabari 
and Amarendranagar Tehsits ; and Madhya 
Ghaniamara mouza in Pekuarjala Tehsil in 
Bishalgarh Sub -Division , 


13 - PRATAPGARH (SC ) 


Jogendranagar and Pratapgarh mouzas in Dukli 
Tehsil in Bishalgarh Sub -Division . 


14 - BADHARGHAT (SC ) 


Badharghat Tehsil in Bishalgarh Sub -Division . 


[ YTT II - QUG 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 15 - KAMALASAGAR 


Nehaichandranagar , Devipur and Bikramnagar 
Tehsils ; Madhupur and Kaiyadhepa mouzas in 
Madhupur Tehsil in Bishalgarn Sub - Division . 


16 - BISHALGARH 


| 17 - GOLÁGHATI (ST) 


Ghaniamara and Bishalgarh Tehsils; Purathal 
Rajnagar mouza in Madhupur Tehsil; and Gajaria 
mouza in Rangapania Tehsil in 
Bishalgarh Sub -Division . 
Golaghati, Pathaliaghat and Prabhapur Tehsils ; 
Pekuarjala , Mohanpur, Bamnichhara and 
Shyamnagarmouzas in Pekuarjala Tehsil; and 
Srinagarmouza in Srinagar Tehsil in 
Bishalgarh Sub -Division 


18 - SURYAMANINAGAR 


Suryamaninagar Tehsil ; Dukli mouza in Dukli Tehsil ; 
and Anandanagar mouza in Srinagar Tehsil in 
Bishalgarh Sub - Division 


19 - CHARILAM (ST ) 


Rangmala , Amtali and Uttar Charilam Tehsils ; and 
Bangshibari, Rangapania and Sutarmura mouzas in 
Rangapania Tehsil in Bishalgarh Sub - Division . 


20 - BOXANAGAR 


Bheluarchar, Boxanagar and Matinagar Tehsils ; and 
Aralia (Excluding the portion falling under Sonamura 
Nagar Panchayat) and Nabadwipchandranagar 
mouzas in Sonamura Tehsil in Sonamura Sub 
Division 


21 - NALCHAR (SC ) 


Durlavnarayanpur, Choumuhani and Nalchar Tehsils ; 
and Rudijala mouza in Melaghar Tehsil in Sonamura 
Sub - Division 


22 - SONAMURA 


Urmai and Shobhapur Tehsils ; Khedabari mouza 
and Sonamura Nagar Panchayat in Sonamura 
Tehsil; Melagharmouza in Melaghar Tehsil; and 
Chandigarh mouza in Telkajla Tehsil in Sonamura 
Sub - Division 


23 - DHANPUR 


Dhanpur, Kathalia , Nidaya and Taibandal Tehsils ; 
and Mohanbhog , Telkajla , Jharjharia and Barpathar 
mouzas in Telkajla Tehsil in Sonamura Sub - Division . 


TABE/ - 5 


THEGAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[PART ||- - Sec . 3 (111) 


24 - RAMCHANDRAGHAT 
(ST) 


Padmabil and Ramchandraghat Tehsils ; and 
Laxminarayanpur, Dwarikapur and Purba 
Ramchandraghat mouzas in Laxminarayanpur Tehsil 
in Khowai Sub -Division . 


25 - KHOWAI 


Khowai Tehsil; and Paschim Singhichhara mouza in 
Singhichhara Tehsil in Khowai Sub -Division 


26 -ASHARAMBARI (ST) 


Asharambari, Champahour and Behalabari Tehsils ; 
Paschim Rajnagar mouza in Laxminarayanpur 
Tehsil ; Purba Singhicharra and Paschim Bachaibari 
mouzas in Singhichhara Tehsil; Badlabari, 
Mainakbari, Uttar Pramodenagar and 
Jagnakobrabari mouzas in Durgapur Tehsil; 
Tuichingrambari and Karaibarimouzas in 
Maharanipur Tehsil; and Sriramkhara mouza in 
Krishnapur Tehsil in Khowai sub - division . 


27 -KALYANPUR - - 
PRAMODENAGAR 


Kalyanpur Tehsil; Maharanipur, Uttar Ghilatali and 
Dakshin Pramodenagar mouzas in Maharanipur 
Tehsil; Chebrimouza in Laxminarayanpur Tehsil; 
Durgapur and Shantinagarmouzas in Durgapur 
Tehsil; Dakshin Maharani and Ghilatali mouzas in 
Krishnapur Tehsil; and Kamalnagarmouza in 
Moharchhara Tehsil in Khowai Sub -Division . 


28 - TELIAMURA 


Teliamura Nagar Panchayat in Teliamura , 
Krishnapur and Howaibari Tehsils ;Moharchhara and 
Uttar Pulinpur mouzas in Moharchhara Tehsil; and 
Dakshin Pulinpur, Tuichindrai, Howaibari and 
Sardukarkari mouzas in Howaibari Tehsil in Khowai 
Sub -Division 


29 - KRISHNAPUR (ST) 


Laxmipur, Brahmachhara , Uttar Gakulnagar, Dakshin 
Gakulnagar, Nunachhara R . F . and Atharamura R . F . 
mouzas in Teliamura Tehsil; Ramakrishnapur and 
Krishnapur (Excluding the portion falling under 
Teliamura Nagar Panchayat) mouzas in Krishnapur 
Tehsil; and Teliamura RF mouza (Excluding the 
portion falling under Teliamura Nagar Panchayat) in 
Howaibari Tehsil in Khowai Sub -Division 


[ YTTII = 0 53(iii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 -DISTRICT : SOUTH TRIPURA 


30 - BAGMA (ST ) 


Killa , Pitra and Bagma Tehsils ; Khupilong , 
Kanchigong , R .K Pur R .F and Gakuipur mouzas in 
Dhwajanagar Tehsil in Udaipur Sub -Division . 


31 - RADHAKISHOREPUR 


Radhakishorepur Tehsil; Tepania mouza in 
Salgarah Tehsil; Rajdharnagar and Jamjuri mouzas 
in Jamjuri Tehsil; and Chataria and Dhwajanagar 
mouzas in Dhawajanagar Tehsil in Udaipur Sub 
Division . 


32 - MATARBARI 


Matarbari and Maharani Tehsils ; Murapara mouza 
in Jamjuri Tehsil;Garjichhara and Garji R .F . 
mouzas in Garji Tehsil in Udaipur Sub - Division , 


33 - KAKRABAN - SALGARAH 
(SC ) 


Kakraban and Mirja Tehsils ; Gangachhara mouza in 
Garji Tehsil; Dudhpushkarini and Palatana mouzas 
in Jamjuri Tehsil; and Hadra , Garjanmura , Amtali 
and Salgarah mouzas in Salgarah Tehsil in Udaipur 
Sub - Division . 


| 34 - RAJNAGAR (SC ) 


Rajnagar, Radhanagar and Siddhinagar Tehsils ; 
and Laxmipur, Purba Pepariakhola , Barpathari, 
Paschim Pepariakhola and Kasari R .F . mouzas in 
Barpathari Tehsil in Belonia Sub -Division . 


35 - BELONIA 


Belonia and Maichhara Tehsils ; Uttar 
Bharatchandranagar mouza in Barpathari Tehsil; 
Laogong mouza in Baikhora Tehsil; and Paikhola 
and Chittamara mouzas in Rajapur Tehsil in Belonia 
Sub - Division , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3(ii )] 


36 - SANTIRBAZAR (ST) 


Birchandranagar and Santirbazar Tehsils ; Rajapur 
and Paschim Patichhari mouzas in Rajapur Tehsil; 
Laxmichhara and Kalalaogong mouzas in 
Laxmichhara Tehsil; Baramura -Deotamura and 
Raibari mouzas in Kalashi Tehsil; and Baikhora 
mouza in Baikhora Tehsil in Belonia Sub -Division ; 
and Baishabari , Chapiapara and Taiharchum 
mouzas in Garji Tehsil in Udaipur Sub -Division . 


37 - HRISHYAMUKH 


Sarasima, Hrishyamukh , Krishnanagar, Matai and 
Purba Muhuripur Tehsils in Belonia Sub -Division . 


38 - JOLAIBARI (ST) 


Dakshin Hichachhara , Jolaibari, Purba Pilak and 


Paschim Pilak Tehsils ; Purba Charakbai and 
Muhuripur R .F . mouzas in Laxmichhara Tehsil; 
Uttar Barpathari , Kalashi and Dakshin Barpathari 
mouzas in Kalashi Tehsil; and Paschim Charakbai 
mouza in Baikhora Tehsil in Belonia Sub -Division . 


39 - MANU (ST) 


Bhuratali Tehsil; Bagmara, Chalita Bankul, Uttar 
Manu -Bankul, Dakshin Manu -Bankul, Rupaichhari, 
Sonaichhari, Uttar Bijoypur, Bishnupur , Uttar 
Taichama, Kathalchhari and Garifa mouzas in 
Manu -Bankul Tehsil; and Sindhukpathar, Fulchhari , 
Magurchhara , Manubazar, Goachand and 
Chaltachhara mouzas in Manu Tehsil in 
Sabroom Sub - Division . 


40 - SABROOM 


Sabroom and Srinagar Tehsils ; Purba Sabroom , 
Dakshin Bijoypur, Dakshin Sabroom , Baishnabpur, 
Ailamara , Purba Ludhua and Paschim Ludhua 
mouzas in Baishnabpur Tehsil; and Betaga R .F . 
mouza in Manu Tehsil in Sabroom Sub - Division . 


- 


- 


- 


-- -- - - 


- - - 


- - - - - - 


- 


[ 47111 - aus 3(iii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


41 - AMPINAGAR (ST) 


Ampinagar, Taidubari and Sonachhara (Nagrai) 
Tehsils ; Paschim Sarbang, Purba Sarbang, 
Paschim Kalajhari R .F ., Kamlaipara and Gungia 
mouzas in Bampur Tehsil; and Paschim Malbasa , 
Purba Malbasa, Dalak and Paharpur mouzas in 
Malbasa Tehsil in Amarpur Sub -Division . 


| 42 - AMARPUR 


43 -KARBOOK (ST) 


Birganj Tehsil; Bampur and Rangamati mouzas in 
Bampur Tehsil, Paschim Doluma, Purba Doluma 
and Kurmachhara mouzas in Malbasa Tehsil; 
Nutanbazar and Lebachhara mouzas in Nutanbazar 
Tehsil; and Uttar Ekchhari mouza in Chellagong 
Tehsil in Amarpur Sub - Division . 
Dakshin Karbook Tehsil ; Paschim Manikya Dewan , 
Purba Manikya Dewan , Rambhadra , Jarimura , 
Mukchhari, Chakpur and Purba Kalajhari R .F. 
mouzas in Nutanbazar Tehsil; and Laogong , 
Dakshin Chellagong, Uttar Chellagong, Paschim 
Ekchhari, Dakshin Ekchhari and Tairbhumamouzas 
in Chellagong Tehsil in Amarpur Sub -Division ; and 
Silachhari Tehsil; Rajdhar Nagar, Magrum , 
Bagachatal and Kaptali mouzas in Baishnabpur 
Tehsil; and Desharampara mouza in Manu - Bankul 
Tehsil in Sabroom Sub - Division . 


3 -DISTRICT : DHALAI 


44 -RAIMA VALLEY (ST) 


Ganganagar Tehsil in Ambassa Sub - Divison ; and 
Gandachhara and Raima Valley Tehsils in 
Gandhachhara Sub -Division . 


45 - KAMALPUR 


Kamalpur ,Manikbhandar and Halahali Tehsils in 
Kamalpur Sub -Division . 


1989Eilert 


46 - SURMA ( SC ) 


Barasurama, Mahabir and Salema Tehsils in 
Kamalpur Sub - Division . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II-- - SEC.3( iii)] 


. 


47 - AMBASSA (ST ) 

Ambassa , Kulai, and Nalichhara Tehsils in 
Ambassa Sub - Division ; and Kachuchhara Tehsil in 

Kamalpur Sub - Division . 
48 - KARAMCHHARA (ST ) . Karamchhara and Manu Tehsils in 

Longtarai Valley Sub - Division . 
49 - CHHAWMANU (ST ) 

Chailengta, Chhawmanu , Manikpur and 
Govindabari Tehsils in 

Longtarai Valley Sub - Division . 

4 -DISTRICT : NORTH TRIPURA 
50 - PABIACHHARA (SC ) Kumarghat Tehsil; and Dudhpur mouza in 

Kanchanbari Tehsil in Kailasahar Sub -Division ; and 
Uttar Machmara , Dakshin Machmara and 
Dewanbarimouzas in Machmara Tehsil; and 
Deo R .F . and Rabiraipara mouzas in Kanchanpur 

Tehsil in Kanchanpur Sub -Division . 
51 - FATIKROY (SC ) 

Fatikroy Tehsil; Paschim Kanchanbari, Masauli, 
Purba Ratachhara , Paschim Ratachhara , Laljuri , 
Dengdung and Saidachhara mouzas in 
Kanchanbari Tehsil; and Jagannathpur and 
Bilaspurmouzas in Birchandranagar Tehsil in 

Kailasahar Sub - Division . 
52 - CHANDIPUR 

Gournagar and Srirampur Tehsils ; Goldharpur 
mouza in Kailashahar Tehsil; and Chantail, 
Jarultali, Fultali, Golakpur, Birchandranagar, 
Dhanbilas and Samruhala R . F . mouzas in 
Birchnadranagar Tehsil in Kailasahar Sub - Division . 


53 - KAILASAHAR 


54 - KADAMTALA - KURTI 


Tilagaon Tehsil ; and Kailasahar Nagar Panchayat 
and Ichabpur mouzas in Kailasahar Tehsil in 
Kailasahar Sub -Division 
Kadamtala , Kurti and Brajendranagar Tehsils ; 
Maheshpurmouza in Ichailalchhara Tehsil; and 
Churaibarimouza in Churaibari Tehsil in 
Dharmanagar Sub -Division . 
Kameshwar, Sanichhara and Hurua Tehsils ; 
Laxminagar mouza in Churaibari Tehsil; and 
Ichailaichhara , Pratyekrai and Bishnupurmouzas in 
Ichailalchhara Tehsil in Dharmanagar sub - division . 


55 - BAGBASSA 


[ 47 II - Qu5 3 (iii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


56 - DHARMANAGAR 

Ragna , Baruakandi and Dharmanagar Tehsils in 

Dharmanagar Sub -Division . 
57 - JUBARAJNAGAR 

Halflong, Tilthai and Uptakhali Tehsils ; 
Ramnagar and Deochhara mouzas in Ramnagar 
Tehsil ; and Bilthaimouza in Panisagar Tehsil in 

Dharmanagar Sub -Division . 
58 - PANISAGAR 

Jalebasa Tehsil; Panisagar, Rowa, Dakshin 
Padmabil and Indurailmouzas in Panisagar Tehsil; 
and Uttar Padmabilmouza in Ramnagar Tehsil in 
Dharmanagar Sub -Division ; and 
Damchhara Tehsil ; and Juri R . F . mouza in 

Pencharthal Tehsil in Kanchanpur Sub -Division . 
59 -PENCHARTHAL (ST) Ujan Machmara , Vangmun and Khedachhara 

Tehsils ; Paschim Andharchhara , Purba 
Andharchhara, Laxmanchhara , Nabinchhara , 
Birchandranagar, Karaichhara , Bagaichhara , 
Pencharthal and Nalkata Mouzas in Pencharthal 
Tehsil ; and Dhanichhara mouza in Machmara 
Tehsil in Kanchanpur Sub -Division . 

Anandabazar and Dasda Tehsils; 
60 - KANCHANPUR (ST) 

Kanchanpur, Chandipur, Kanchanchhara and 
Shantipur mouzas in Kanchanpur Tehsil in 
Kanchanpur Sub -Division . 

TABLE - B 
PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES AND THEIR 

EXTENT 
SERIAL . NO . AND 
NAME OF 

EXTENT IN TERMS OF ASSEMBLY CONSTITUENCY 
PARLIAMENTARY 
CONSTITUENCY 


1 - TRIPURA WEST 


3 -Bamutia ( SC ), 


1- Simna (ST ), 2 -Mohanpur, 
4-Barjala (SC ), 5 - Khayerpur, 
7 -Ramnagar , 8-Town Bordowali, 
10 -Majlishpur , 11-Mandaibazar (ST), 
13-Pratapgarh (SC ), 14 -Badharghat (SC ), 
16 -Bishalgarh , 17 -Golaghati(ST), 
19 -Charilam (ST), 20 - Boxanagar , 


6 - Agartala , 
9- Banamalipur, 
12 -Takarjala (ST), 
15- Kamalasagar, 
18 - Suryamaninagar, 
21-Nalchar (SC ), 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ Part II — SEC . 3( iii)] 


2 - TRIPURA EAST 
(ST ) 


22 - Sonamura , 23 -Dhanpur , 30 -Bagma (ST), 
31 –Radhakishorepur , 32 -Matarbari, 33 -Kakraban -Salgarah ( SC ), 
34 -Rajnagar ( SC ), 35 – Belonia and 36 -Santirbazar ( ST) 
24- Ramchandraghat (ST), 25 - Khowai , 26 -Asharambari (ST), 
27 –Kalyanpur -Pramodenagar, 28 -Teliamura , 29-Krishnapur (ST), 
37 – Hrishyamukh , 38 – Jolaibari ( ST ); 39-Manu (ST), 
40 - Sabroom 41-Ampinagar ( ST ), 42 - Amarpur, 


43 -Karbook (ST), 


44 -Raima Valley ( ST), 


45 -Kamalpur, 


46 -Surma ( SC ), 47 -Ambassa (ST), 
49-Chhawmanu (ST), 50 -Pabiachhara (SC ), 


48 -Karamchhara (ST), 
51-Fatikroy (SC ), 


52 - Chandipur , 


53 - Kailasahar, 


54 - Kadamtala -Kurti, 


55 - Bagbassa, 


56 -Dharmanagar, 


57 - Jubarajnagar, 


ACASA 


58- Panisagar , 


59 - Pencharthal ( ST) and 60 -Kanchanpur (ST ). 


NOTE : 


Any reference in Table -A to a District, Sub - Division , Tehsil, Mouza , 
Municipal Council and Ward or other territorial division shall be taken to 
mean the area comprised within that District , Sub -Division , Tehsil, Mouza , 
Municipal Council and Ward or other territorial division as on the 3rd day 
ofMay, 2005 


sdl 
KULDIP SINGH , CHAIRMAN 


Soll 
B . B . TANDON , MEMBER 


sdl 
B . K . CHAKRABORTY , MEMBER 

[No. 282/TP /2005 ] 

By Order, 
SHANGARA RAM , Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


